. 


. 


१ 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

7 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 80 राँची, बुधवार 

26 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- 


अधिसूचना 
25 फरवरी, 2014 


संख्या-4/ पद0-02-08 / 2014 का . 1947 --कार्यपालक दण्डाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 756/ 03 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या-4/ पद0 - 02 -08/ 2014 का . 1948 --कार्यपालक दण्डाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
राजेश्वर नाथ आलोक , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- लोहरदगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या-4/ पद0 -02- 08 / 2014 का . 1949 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
विद्याभूषण कुमार, झा0प्र0से0 ( द्वितीय बैच, गृह जिला- अरवल , बिहार ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा -20 ) के तहत् 
रामगढ़ जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0 - 02 -08/ 2014 का . 1950 --कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री 
रवीन्द्र चैधरी , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 819 / 03, गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सेवा सौंपी जाती है । 
संख्या-4/ पद0 - 02- 08 / 2014 का . 1951-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा के पद पर 
पदस्थापित श्री रामचन्द्र भगत, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 372/ 03 , गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

___ 2. श्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा-20 ) के तहत् 
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/पद0- 02 -08 / 2014 का . 1952 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसांवा के पद पर 
पदस्थापित श्री सौरभ प्रसाद , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा-20 ) के तहत् 
राँची जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0-02-08 / 2014 का . 1953 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसांवा के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती जया रेचल मिंज, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची को सेवा सौंपी जाती है । 
संख्या-4/ पद0-02-08 / 2014 का . 1954 --कार्यपालक दण्डाधिकारी, चास सदर के पद पर पदस्थापित 
सुश्री पुनम कच्छप, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

2. श्री कच्छप को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत् 
धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0 - 02- 08 / 2014 का . 1955 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री 
राजेश कुमार लिण्डा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 744 /03, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


2. श्री लिण्डा को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0 - 02 - 08 / 2014 का . 1956 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री 
दिनेश प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 498 /03, गृह जिला- गढ़वा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा -20) के तहत् 
राँची जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0-02-08 / 2014 का. 1957-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री 
सत्य प्रकाश, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 852 / 03, गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री प्रकाश को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत् 
हजारीबाग जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0-02-08 / 2014 का . 1958-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , देवघर के पद पर पदस्थापित डा0 
ज्योति कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सेवा सौंपी जाती है । 
संख्या-4/पद0- 02 -08 / 2014 का . 1959-- अंचल अधिकारी- सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टण्डवा , चतरा 
के पद पर पदस्थापित श्री संदीप दूबे, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला- गोड्डा) की सेवा राजस्व एवं 
भूमि सुधार विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री दूबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा -20 ) के तहत् 
दुमका जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ पद0-02-08/ 2014 का . 1960-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री 
गोपाल कृष्ण कुंवर , झा0प्र0से0 ( द्वितीय बैच, गृह जिला- साहेबगंज ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुंवर को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा-20 ) के तहत् 
गोड्डा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/पद0- 02 -08 / 2014 का . 1961 -- अंचल अधिकारी, काँके के पद पर पदस्थापित श्रीमती सुमन 
पाठक , झा0प्र0से0 ( द्वितीय बैच , गृह जिला- पलामू) की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता 


है । 


2. श्रीमती पाठक को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के 
तहत् खूटी जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-4/ पद0 - 02 -08 / 2014 का . 1962--कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री 
संजीव कुमार लाल , झा0प्र0से0 ( द्वितीय बैच , गृह जिला- छूटी) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री लाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा -20 ) के तहत् 
राँची जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 80 _ 50 | 


